निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1106) पटना , वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015 

जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

29 सितम्बर 2015 
सं0 22 नि0 सिo(भाग0) - 09 - 30 / 2010 / 2209 श्री ब्रेन्टुस मुर्मू, आई0 डी0 क्रमांक - जे0 9029, तत्कालीन 
अवर प्रमंडल पदाधिकारी ( सहायक अभियंता) द्वारा गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल संख्या -1, कहलगाँव के पदस्थापन 
काल में मुख्य नहर का वि0 दू0 0.00 से 10. 00 तक के अवशेष कार्य को पूरा कराये जाने के दौरान उक्त कार्य के 
ढुलाई कार्य में प्रयुक्त मिट्टी का लीड प्लान समर्पित नहीं करने , उच्चाधिकारियों के आदेश की अवलेहना करने, बिना 
अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा विभागीय उड़नदस्ता द्वारा याचित अभिलेख को उपलब्ध कराने हेतु 
कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या - 2, बटेश्वरस्थान शिविर - शिवनारायणपुर के निदेश की अवहेलना 
करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1180 दिनांक 21 . 
09.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 17( 2) के तहत विभागीय 
कार्यवाही संचालित किया गया । 

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 174 दिनांक 21.02. 15 द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त लिए गये निर्णय के आलोक में प्रमाणित पाये गये 
आरोपों के लिए श्री ब्रेन्टुस मुर्मू, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता ) से विभागीय पत्रांक 889 दिनांक 
16.04 .15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया । 

श्री मुर्मू से किये गये द्वितीय कारण पृच्छा का निबंधित पत्र “ प्राप्तकर्ता मर चुका है " अंकित कर बिना तामिला 
के वापस विभाग में लौट आने पर श्री ब्रेन्टुस मुर्मू के मृत्यु के संबंध में छानबीन किये जाने के उपरान्त पाया गया कि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2015 
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार 
श्री ब्रेन्टुस मुर्मू की मृत्यु दिनांक 15. 07. 2014 को सदर अस्पताल, दुमका ( झारखण्ड) में हुई है । 

फलस्वरूप सम्पूर्ण मामले की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री ब्रेन्टुस 
मुर्मू, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी ( सहायक अभियंता), गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल संख्या - 1, कहलगाँव सम्प्रति 
मृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1180 दिनांक 21.09.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 17(2 ) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को तकनीकी आधार पर समाप्त करने 
का निर्णय लिया गया है । 

सरकार के स्तर पर लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री ब्रेन्टुस मुर्मू, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी 
( सहायक अभियंता), गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल संख्या -1, कहलगाँव सम्प्रति मृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 
1180 दिनांक 21.09.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 17 (2 ) 
के तहत पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को तकनीकी आधार पर समाप्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1106- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


